AMAU 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 कार्तिक , 1940 ( श० ) 
19 नवम्बर, 2018 (ई०) 


संख्या- 1036 राँची , सोमवार , 


ग्रामीण विकास विभाग 

( पंचायती राज ) 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
19 नवम्बर , 2018 


ज्ञापांक :- 01 स्था० (नि०) 4/ 2018 - 4184-- यतः झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 
2001 ( यथासंशोधित ) के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की अवधि समाप्ति 
के पूर्व आकस्मिक रिक्ति हो गई है तथा झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 
125 के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों के संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत ) द्वारा 
राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना उपलब्ध करा दिया गया है ; और 

____ यतः अब , झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 2001 ( यथासंशोधित ) एवं झारखण्ड पंचायत 
निर्वाचन नियमावली, 2001 ( यथासंशोधित ) के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रिक्तियों को भरने के 
लिए उप निर्वाचन कराया जाना है ; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 19 नवम्बर, 2018 


__ अतः झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 2001 की धारा 66 की उपधारा 4 के अनुसरण 
में , जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड ने अपने पत्रांक 1506 दिनांक 2 नवम्बर, 2018 द्वारा 
सिफारिश की है, झारखण्ड राज्य के राज्यपाल एतद् द्वारा नीचे की संलग्न अनुसूची-1 के स्तम्भ (6 ) 
में विनिर्दिष्ट पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से यह अपेक्षा करते है कि वे उक्त अधिनियम 
और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार दिनांक 19 दिसम्बर , 2018 को एक 
चरण में सभी 24 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


प्रवीण कुमार टोप्पो, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1036 -- 200 


